निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 510 ) 


6 आश्विन 1934 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 28 सितम्बर 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - 


अधिसूचना 

26 सितम्बर, 2012 
सं0 नि प्रा० /नि०- 1 - 10/2012/ 9567 — मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड के पड़हम प्राथमिक कृषि साख सहयोग 


समिति ( पैक्स ) के अवक्रमित रहने एवं उनका निर्वाचन देय रहने के कारण उनकी मतदाता सूची तैयार करने के लिए 


कट- ऑफ तिथि दिनांक 30. 06. 2012 निर्धारित करते हुए मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन का कार्यक्रम प्राधिकार के 


पत्रांक - 9459 दिनांक 29. 08.2012 द्वारा सूचित किया जा चुका है । 


___ 2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पड़हम पैक्स का चुनाव निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियत करता है तथा संबंधित 


पैक्स के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम / नियमावली / प्राधिकार के निदेशों के अधीन पैक्स के 


पदधारकों को निर्वाचित करें । 


निर्वाचन कार्यक्रम 


क्रमांक 


कार्यक्रम 


तिथि 


प्रपत्र - 1 में सूचना का प्रकाशन 


28 .09. 2012 ( शुक्रवार ) 


2 


नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि 


13. 10.2012 ( शनिवार ) 


बिहार गजट ( असाधारण), 28 सितम्बर 2012 
संवीक्षा की तिथि 

15.10. 2012 ( सोमवार ) 


3 


अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


16. 10. 2012 ( मंगलवार ) 


| मतदान , अगर आवश्यक हो 


25. 10. 2012 ( गुरूवार ) 
25 . 10. 2012 


6 


मतगणना 


( मतदान समाप्ति के बाद ) 


3 . पड़हम पैक्स के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकार के पत्रांक 343 दिनांक 


12. 05 . 2009 के साथ संलग्न प्रपत्र -1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 


5.00 बजे तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर 


प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा मतदान की अवधि सुबह 7.00 बजे ( पूर्वाह्न ) से 3.00 बजे ( अपराह्न ) तक निर्धारित की जा सकती 


है । लेकिन , इस मतदान अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचना ( प्रपत्र - 1 ) में किया जायेगा । 


4. जिला पदाधिकारी - सह - जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स० ) , मुंगेर चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन जिला गजट । 


स्थानीय समाचार पत्रों/ पैक्स मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर कराना सुनिश्चित करेंगे । 


आदेश से , 


एन० एस० माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 510-571 +50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


